रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. -33004/99 


MAR 


IATTISHMITRA 

DI 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मई 17 , 2016 / वैशाख 27 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2016 /VAISAKHA 27, 1938 


सं . 1208 ] 
No. 1208 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय , मुंबई , जोन -III ) 

__ अधिसूचना 
____ मुम्बई, 12 जनवरी, 2016 

सं. 01 / 2016 - सीमाशुल्क ( एन टी ) 
का . आ . 1783 ( अ). — अधिसूचना सं . 14/ 2002 - सीयूएस 
( एनटी ) , दिनांक 07 - 03 - 2002 के साथ पठित , यथासंशोधित , 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 152 के खंड ( क ) के अधीन 
भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, नयी दिल्ली के दिनांक 
1 जुलाई , 1994 की अधिसूचना सं . 33 /94 - सीमाशुल्क ( एनटी ) द्वारा । 
अधोहस्ताक्षरी को प्रत्यायोजित , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की 
धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , देवेन्द्र सिंह , 
मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त , मुंबई सीमाशुल्क , जोन - III एतद्द्वारा 
रोहिणी गाँव ( राजापुरीखाड़ी स्थित ) , तालुका - म्हसाला, जिला - रायगढ़ , 
महाराष्ट्र राज्य को मालगोदाम ( वेयरहाउसिंग ) स्टेशन घोषित करता 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF 
CUSTOMS , MUMBAI, ZONE - III ) 

NOTIFICATION 
Mumbai , the 12th January , 2016 

No. 01 /2016 -Customs (NT) 
S .O . 1783 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) , 
delegated to the undersigned vide Notification No . 33 / 94 
Customs (NT), dated 1st July , 1994 , of the Government of 
India ,Ministry of Finance , Department of Revenue, New 
Delhi, under Clause ( a ) of the Section 152 of the Customs 
___ Act, 1962, read with Notification No . 14 / 2002 - Cus. ( NT ) , 

dated 07 -03-2002 as amended ,I,DEVENDRA SINGH , CHIEF 
COMMISSIONER OF CUSTOMS,MUMBAICUSTOMS, 
ZONE - III, hereby declare Rohini Village (situated at 
Rajapuri Creek ), Tal-Mhasala , Dist-Raigad , in the State of 
Maharashtra to be the warehousing station . 


[ फा. सं. एस/ II -40( 22 ) सीसीओ- III /प्रशा./2014 ] 

देवेन्द्र सिंह , मुख्य आयुक्त , सीमाशुल्क 


[ E No . S/ II - 40(22 )CCO -III / Admn./2014] 
DEVENDRA SINGH , ChiefCommissioner of Customs 


2479 GI/ 2016 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


